: 


g 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

29 भाद्र, 1937 ( २०) 
संख्या 68 5 राँची, रविवार 

20 सितम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


2 6 अगस्त , 2015 


संख्या . 7/ प्रोन्नति 204/ 2015 का . 7765 -- झारखंड सचिवालय सेवा के निम्नलिखित 
सहायकों ( PB . || रू0 9300 - 34800 /-, ग्रेड पे . . 4600 /-) को विभागीय प्रोन्नति समिति की 
अनुशंसा के आलोक में प्रशाखा पदाधिकारी ( PB . || रू0 9300- 34800/ -, ग्रेड पे . . 4800 /-) 
कोटि के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तंभ . 3 में अंकित 
विभाग कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है: - 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार , 20 सितम्बर, 2 0 15 
क्र . नव प्रोन्नत प्रशाखा पदाधिकारी का पदस्थापित विभाग कार्यालय 

नाम एवं विभाग कार्यालय 


| श्रीमती प्रोमिला हांसदा , 

पर्यटन , कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा 
पर्यटन , कला संस्कृति खेलकूद एवं कार्य विभाग ( पूर्ववर्ती कला, संस्कृति 
युवा कार्य विभाग ( पूर्ववर्ती कला, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ) 
संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य 
विभाग) 
श्री राजेश्वर राय , 

राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार 
महानिदेशक एवं पुलिस विभाग 
महानिरीक्षक कार्यालय 
श्री योगेश कुमार सिंह, 

कल्याण विभाग 
राज्यपाल सचिवालय में प्रतिनियुक्त 
श्री सुनील कुमार मिश्र , 

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता 
भवन निर्माण विभाग 

मामले विभाग के तहत खाद्य एवं 

उपभोक्ता मामले निदेशालय 
श्री राजेन्द्र प्रसाद राजेश , स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 


2. 


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 

योगेन्द्र दूबे , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 6 8 5 – 50 । 


